PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN. 13 , 1998 ( PAUS 23, 1919 SAKA) 


25 


कृषि विभाग 


दिनांक 10 दिसम्बर , 1997 


सं 0 3836 - कृषि--II ( 3)-97/24076.-- चूंकि राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि कैथल , महम और भूना में 
स्थित सहकारी चीनी कारखानों को गन्ने की सप्लाई तथा उनके द्वारा गन्ने की खरीद को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से यह आवश्यक है 
कि पंजाब (मना र तवा ! दाय विनियमन ) अधिनियम , 1953, की धारा 17 के अधीन भुगतान योग्य कर से पूर्ण रूप से 
छूट दी जाये ; 


इसलिये , अब , पंजाब गन्ना ( ऋय तथा प्रदाय विनियमन ) अधिनियम , 1953, की धारा 17 - ख द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, अधिसुचना संख्या 295- कृषि-II ( 3) -96/4794, दिनांक 
10 अप्रैल, 1996 के निरन्तर में हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा , सहकारी चीनी मिल लिमिटेड , कैथल , सहकारी चीनी मिल 
लिमिटेड, महम तथा सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, भूना, को पागामी 5 वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 17 
के अधीन भुगतान योग्य कर से पूर्ण रूप से छूट प्रदान करते हैं । यह छूट कैथल, महम और भूना उपरोक्त तीन सहकारी चीनी मिलों 
के लिए क्रमशः प्रथम अप्रैल , 1996, 3 अप्रैल , 1996, और 17 जनवरी , 1997 से प्रारम्भ होगी । 


- 


- 


नसीम अहमद , 


आयुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार, 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 10th December, 1997 


No. 3836-Agri. -1 (6) -97:24676 -.Wheitas the State Government is satisfied that with a view to 
encourage the supply of cane to , and its purchase by the Cooperative Sugar Mills at Kaithal, Meham and 
Bhuna , it is necessary to excmpt in whole the tax payable under section 17 of the Punjab Sugarcane (Regu 
lation of Purchaso and Supply) Act, 1953. 


Now, therefore, in exercise of the power s conferred by section 17B of the Punjab Sugarcane ( Regula 
tion of Purchase and Supply) Act, 1953 , and in continuation of the Haryana Government, Agriculture Depart 

ment , notification No. 295 - Agri.- II(3)-964794 , dated the 10th April, 1996, the Governor of Haryana hereby 
exempts the Cooperative Sugar Mills Ltd., Kaithal, the Cooperative Sugar Mills Ltd., Meham and the 
Cooperative Sugar Mills Ltd., Bhuna, in whole from the tax payable under section 17 of the said Act, for a 
further period of next 5 years. This exemption for the above said thrce Cooperative Sugar Mills at Kaithal, 
Meham and Bhuna will commence from the 1st April, 1996 , 3rd April , 1996 and 17th January, 1997 
respectively . 

NASEEM AHMAD , 


Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

Agriculture Department. 


खेल एवं युवा कल्याण विभाग , 
दिनांक 10 दिसम्बर, 1997 


क्रमांक खेल- अनुदान-97/ 30659.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गयी है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार 
द्वारा सरकारी खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् डबवाली जिला सिरसा में आधुनिक सुविधाओं के जिला खेल परिषद् सिरसा के लिए 
खेल परिसर उपलब्ध करवाने के लिये अपेक्षित है । जिसके लिये भूमि अर्जन , अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन हरियाणा खेल एवं 
युवा कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या अनुदान 97/18696 दिनांक 23 जुलाई, 1997 प्रकाशित की गई है । इसके द्वारा यह 
घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वणित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये की 
जाती है जिससे उनका सम्बन्ध हो । 


भूमि के नक्शो का निरीक्षण जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन क्लक्टर, सिरसा के कार्यालय में किया जा सकता है । 


26 


HARYANA GOVT GAZ ., JAN . 13, 1998 (PAUS 23, 1919 SAKA ) 


[ PART I 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदवस्त सं ० 


मायत सं ० 


खसरा सं ० 


क्षेत्रफल 


- 


1 


1 


2 


3 


10 


6 


7 


ta 


सिरसा 


उबवाली 


डबवाली 


278 


7 
7 


37 24/2 
55 4 

s/ 1 
5/2 


0 
7 


02 
16 
06 
14 
18 
12 
12 


7 
2 


7 


15/1 


2 


कुल 


35 


10 


( हस्ताक्षर ) 


वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार , 

खेल एवं युवा कल्याण विभाग, चण्डीगढ़ । 
SPORTS AND YOUTH WELFARE DEPARTMENT, 


The 10th December, 1997 
No. Sports- Grant-97 / 30659. - Whereas the Governor of Haryana is satisfied that the land specified 
below is pceded by the Government at public expense, for public purpose namely for Sports Complex Dabwali , 
District Sirsa with modern facilities for District Sports Council , Sirsa for which Haryana Government 
Sports and Youth Welfare Department Notification No. FSports - Grant-97/18696 , dated the 23rd July , 
1997 under section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 has beon published . It is hereby declared that 
the land described in the specification below is needed for the above purpose . 


This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for 
the information of all to whom it may concern . 


The plans of the land may be inspacted in the offics of District Revenu : Oficer-cum - Land 
Acquisition Collector , Sirsa . 

SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Village 


Khasra No. 


Area 


H. B. 
No. 


Murba 
No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Sirsa 


Dabwali 


Dabvali 


278 


37 
55 


K. M. 
72 
7 16 


24/2 
4 
5/1 
5/2 
6 


212 
. 


15/1 


Total : 


35 10 


( Sd .) 


. 


Financial Commissioner and Secretary to Government , Haryana , 

Sports and Youth Welfare Department. 


